रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004 / 99 


REGD. NO.D.L.-33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTI _ Section 3- - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 398] 
No. 398 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 22 , 2004 / वैशाख 2, 1926 
NEW DELHI , THURSDAY , APRIL 22, 2004 /VAISAKHA 2 , 1926 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2004 
का . आ . 521( अ ). - केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल ( प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण ) 
आदेश, 1998 के खण्ड 3च के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का . नि . 46( अ ) तारीख 1 जनवरी , 2004 में निम्नलिखित संशोधन 
• करती है, अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना में " तथा 1 मार्च, 2004 से मध्य प्रदेश राज्य में " शब्दों का लोप किया जाएगा । 

[ फा. सं. पी - 45018/20 / 2002 - सीसी ] 

ए. के . श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUMAND NATURALGAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th April, 2004 
S . O . 521 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 
1955), read with clause 3F of theMotor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention 
ofMalpractices) Order, 1998 , the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number G .S .R . 46 (E ), dated the 1st January , 2004 
namely : - : 

___ Inthe said notification, the words " and on and from the first day of March, 2004 in the State of Madhya Pradesh " 
shall be omitted . 

[ E. No . P-45018/ 20/ 2002 -CC] 
A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy. 


1316 GI/ 2004 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


